निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 209 ) 


6 ज्येष्ठ 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 27 मई 2009 


सं0 ग्रा0वि0 - 7 / उद्योग ( स्था - सेONO )-13 / 07 - 4077 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

22 मई 2009 
विषय :- उद्योग विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित 23 उद्योग केन्द्रों को कर्मियों 
___ एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ पुन: उद्योग विभाग में हस्तांतरण करने के संबंध में | 

ग्रामीण विकास विभाग में ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
की एक उप योजना थी , जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 .04. 1999 से समाप्त किया जा चुका 
है । ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उद्योग विभाग ने अपने संकल्प संख्या - 80 
दिनांक - 08. 01 .04 द्वारा बिहार राज्य अवस्थित 23 उद्योग केन्द्रों के कर्मियों, बजट एवं प्रशासनिक 
शक्तियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना को हस्तांतरित किया गया । ग्रामीण 
विकास विभाग के अधीन स्थानान्तरित 23 उद्योग केन्द्रों की स्थापना, बजट शीर्ष एवं निकासी 
एवं व्ययन पदाधिकारी आदि संबंधी सूचना परिशिष्ट -I पर संलग्न है । 

2. ग्रामीण विकास विभाग से ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01. 04. 1999 से ही 
समाप्त हो चुका है एवं ग्रामीण विकास विभाग में इन 23 उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता नहीं रह 
गयी है । उद्योग विभाग ही इन 23 उद्योग केन्द्रों का उपयोग पूर्व की भांति कर सकता है । 

____ 3. ग्रामीण विकास विभाग के अधीन उपर्युक्त 23 उद्योग केन्द्रों को पुन: उद्योग विभाग में 
हस्तांतरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं : 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 27 मई 2009 
(i) उद्योग विभाग के संकल्प संख्या- 80 दिनांक - 08. 01.04 द्वारा उद्योग विभाग से 

ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित सभी 23 उद्योग केन्द्रों को कर्मियों एवं 

प्रशासनिक शक्तियों के साथ पुन : उद्योग विभाग में हस्तांतरित किया जाय । 
(ii) उपरोक्त निर्णय के आलोक में उद्योग विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में 

हस्तांतरित 23 उद्योग केन्द्रों को उनके कर्मियों एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ 

पुन : उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाता है | 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाए तथा उसकी एक प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / निगम / पर्षद / 
प्राधिकार / स्वायत संस्थाओं, सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी 
जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी 
जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनूप मुखर्जी, 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 27 मई 2009 


3 


परिशिष्ट - 1 
उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभागीय केन्द्र जो ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित है, से 

संबंधित सूची 
बजट शीर्ष / उपशीर्ष 

केन्द्र का नाम योजना/ गैर निकासी एवं 

योजना व्ययन 

पदाधिकारी 

5 
2851- ग्रामोद्योग और लघु 1. गुडिया प्रशिक्षण- सह- उत्पादन गैर योजना उप विकास 
उद्योग-104- हस्तशिल्प उद्योग केन्द्र, पटना 

( अस्थायी ) | आयुक्त 
हस्तशिल्प का विकास एवं 2. | गुडिया प्रशिक्षण- सह- उत्पादन 
शिल्प अनुसंधान संस्थान, केन्द्र, लोक नगर , जहानाबाद 
विपत्र कोड 

| गुडिया प्रशिक्षण- सह-उत्पादन 
2851001040001 

केन्द्र, सहरसा 
गुडिया प्रशिक्षण- सह - उत्पादन 
केन्द्र, भागलपुर 
| मृणमय वस्तु प्रशिक्षण - सह 

उत्पादन केन्द्र, बेगूसराय 
| सींग वस्तु प्रशिक्षण- सह 
उत्पादन केन्द्र, बेतिया , प० 
चम्पारण 
चॉदी, पीतल मछली वस्तु 
प्रशिक्षण- सह - उत्पादन केन्द्र , 

हवेली खड़गपुर , मुंगेर 
8. | बेंत बॉस वस्तु उत्पादन 

केन्द्र , महुडर, नवादा 
| मूंज एवं बेंत बॉस वस्तु 
प्रशिक्षण - सह -उत्पादन केन्द्र , 
मनेर , पटना 
जूट एवं बेंत बॉस वस्तु 
प्रशिक्षण - सह- उत्पादन केन्द्र , 
अररिया 
जूट एवं बेंत बॉस वस्तु 
प्रशिक्षण- सह- उत्पादन केन्द्र , 

सिंहेश्वर स्थान , मधेपुरा 
2852 - उद्योग - 80 - सामान्य - 12. आदर्श काष्ठ कर्मशाला , पूसा गैर योजना उप विकास 
102- औद्योगिक उत्पादकता 

रोड, समस्तीपुर 

( अस्थायी ) | आयुक्त 


10 . 


बिहार गजट, ( असाधारण ), 27 मई 2009 


बजट शीर्ष / उपशीर्ष 


3 


0001- कर्मशाला तथा 
सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र , 
विपत्र कोड 
2852801020001 


क्र० केन्द्र का नाम योजना/ गैर निकासी एवं 

योजना 

व्ययन 

पदाधिकारी 

4 5 
13. आदर्श काष्ठ कर्मशाला , 

मुजफ्फरपुर 
14. | आदर्श काष्ठ कर्मशाला , 

छपरा ( सारण ) 
आदर्श काष्ठ कर्मशाला, 

हाजीपुर ( वैशाली ) 
16. आदर्श लौह कर्मशाला, आरा 

( भोजपुर ) 
17. आदर्श लौह कर्मशाला, मुंगेर 
18. आदर्श लौह कर्मशाला, पूसा 

रोड, समस्तीपुर 
19. | ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र , गैर योजना | उप विकास 
मसौढ़ी, पटना 

( अस्थायी ) | आयुक्त 
20. | ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र , 


2852- उद्योग - 80 - सामान्य - 
003- औद्योगिक शिक्षा 
अनुसंधान और प्रशिक्षण 
0001 -शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र , 
विपत्र कोड 
2852800030001 


शेखपुरा 


21. ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र , 

बाराहाट , बांका 
22. | ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र , 

दाउदनगर , औरंगाबाद 
23. | ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र , 

पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनूप मुखर्जी, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 209-571 + 100 -डी0टी0पी0। 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


